निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 21 अप्रील 2010 


( सं० पटना 279 ) 


सं० बी० / समा० - 01 - 1002 / 2009 - 13 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


- - - - 


संकल्प 

6 जनवरी 2010 
बिहार के प्रति आदर और गौरव को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 22 मार्च, 1912 को ही दिनांक 1 अप्रील 
1912 से बिहार एवं उड़ीसा राज्य के गठन की उदघोषणा जारी करने तथा राजकीय गजट में अधिसूचित होने के 
आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को राज्य का स्थापना दिवस 
"बिहार दिवस " के रूप में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जायेगा । इसी क्रम में पंचायत से राज्य मुख्यालय 
स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे , जिसमें बिहार की सांस्कृतिक विरासत , ऐतिहासिक महत्व, 
आधुनिक बिहार के निर्माण में योगदान एवं वर्तमान में बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यान्वित योजनाओं से लोगों 
को अवगत कराया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन चन्द्र झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 279-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


